जिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/ 93 


REGD. NO . D . L. - 33004 / 93 


- 


- 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


ammnes. 


भाग - खण्ड 3 - उप- खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 - Sab-sectionwar 


। 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स . 301] 
No. 3011 


मई दिल्ली , बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 1993/ भाद्र 11 , 1915 
NEW DELHI , THURSDAY , SEPTEMBER 2 , 1993 / BHADRA 11 , 1915 


टिप्पण : - मुल नियम सा . का . नि . 701 ( अ ) तारीख 
10 अगस्त , 1987 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा . 
का . नि . 805 ( अ ) तारीख 21 जुलाई, 1988, सा . का . 
नि . 46 ( अ ) तारीख 20- 1- 1989, सा . का . नि . 581 ( अ ) 
तारीख 12- 9- 1991, सा . का . नि . 430 ( अ ) तारीख 
24- 4- 1992 और सा . का . नि . 390 ( अ ) तारीख 29 - 4- 1993 
द्वारा संशोधित किए गए । 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 सितम्बर, 1993 
सा . का . नि . 585( अ ): केन्द्रीय सरकार , सरकारी बचत 
बैंक अधिनियम , 1873 ( 1873 का 5 ) की धारा 15 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , डाकघर ( मासिक 

आय खाता ) नियम , 1987 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : - - 
___ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर ( मासिक 
आय खाता ) ( दूसरा संशोधन ) नियम , 1993 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होंगे । 

2. डाकघर ( मासिक आय खाता ) नियम , 1987 के 
नियम 8 के उपनियम ( 1 ) में अंत में निम्नलिखित अंतः 
स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" 2 सितम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् की गई 
जमा पर ब्याज 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मिलेगा । " 

[ फा . सं . 2/ 24/ 93 - एन एस II ( 1 )] 

ओम पाल सिंह , अवर सचिव 
1955 GI / 93 

( 1 ) 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd September, 1993 

G .S . R. 585 ( E) : - In exercise of the powers con 
ferred by Section 15 of the Government Sayings 
Banks Act , 1873 ( 5 of 1873 ), the Central Government 
hereby makes the following rules further to amend 
the Post Office ( Monthly Income Account) Rules , 
1987, namely : 
____ 1 . (1 ) These rules may be called the Post Office 
( Monthly Income Account) ( Second Amendment ) 
Rules, 1993 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . Sr. c. 3 ( i) ] 


टिप्पण : ( 1 ) 1 अक्तूबर, 1979 को या उसके पश्चात् 
तथा 24 अप्रैल , 1992 के पूर्व जमा की गई रकम के लिए 
व्याज , यथास्थिति , सारणी ग या सारणी घ या सारणी 
या सारणी च या सारणी छ या सारणी ण या सारणी स 
या सारणी ज या सारणी ट मे विनिविष्ट घर से , अधि 
वार्षिक चक्रवद्धि प्राधार पर संगणित रूप में संदेय होगा । 


2 . In the Post Office (Monthly Income Account ) 
Rules , 1987, in rule 8 , in sub -rulo (1), the following 
shall be inserted at the end , namoly : 

" The deposit made on or after the 2nd September , 
1993 shall bear interest at the rate of 13 per cont 
per annum. " 

[ F. No. 2/ 24 /93 - NS.-II (1)] 

OM PAL SINGH, Under Secy . 
Note :- The principal rules were published vide GSR 
701 ( E ) d ted 10th August , 1987 and amended vide 
GSR 805 (E ) dated 21st July , 1988 , GSR 46 ( E ) dated 
20 -1 - 1989 , GSR 581 ( E ) dated 12- 9 -1991 , GSR 
430 (E ) dated 24 -4 -1992 and GSR 390 (E ) dated 
29 - 4 - 1993. 


( 2 ) 24 अप्रैल , 1992 को या उसके पश्चात् जमा 
की गई रकमों के लिए व्याज , यथास्थिति सारणी ट या 
सारणी ठ में विनिर्दिष्ट दर पर, त्रैमासिक मूलधन आधार 
पर संगणित रूप में संदेय होगा । " 


[ फा . सं . 2/ 24/ 93 -- एन एस - II ( 2 )] 

ओम पाल सिंह, अवर सचिव 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 सितम्बर , 1993 
सा . का . नि . 586 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार, सरकारी 
बचत बैंक अधिनियम, 1873 ( 1873 का 6 ) की धारा 
15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाकघर साथ 
धिक जमा नियम , 1981 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 
___ 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर साव 
धिक जमा ( संशोधन ) नियम , 1993 है । । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रत 
होंगे । 

2. राकघर सावधिक जमा नियम , 1981 के नियम 7 
में सारणी ट और उसके नीचे के टिप्पण के स्थान पर निम्न 
लिखित सारणी और टिप्पण रखे जाएंगे , अर्थात् : 

" सारणी ट 
( 16 दिसम्बर , 1991 को या उसके पश्चात् किन्तु 2 
सितम्बर, 1993 से पूर्व जमा की गई रकम के लिए ) 


टिप्पण : - मूल नियम सा . का . नि . 664 ( अ ) तारीख 
17 - 12- 1981 में प्रकाशित किए गए थे और सा , का . नि . 
300( अ ) तारीख 1 - 4-1982, सा , का . नि . 257 ( अ ) 
तारीख 11- 3-1983, मा . का . नि . 503( अ ) तारीख 
9 - 7-1984 और सा . का . नि . 418 ( अ ) तारीख 10- 5- 85 
सा . का . नि . 193 ( अ ) तारीख 12- 2 - 1986, सा . का . नि 
362( अ ) सारीख 1- 4- 1987, सा . का . नि . 1005( अ ) 
तारीख 23-12- 1987 , सा . का . नि . 353( अ ) तारीख 
_ 18- 3- 1988, सा . का . नि . 507( अ ) तारीख 23- 5- 1990 
सा . का . नि . 191 ( अ ) तारीख 27- 3- 1991, सा . का . नि . 
580( अ ) तारीख 12- 9 -1991, सा . का . नि . 727 ( अ ) 
तारीख 6-12- 1991 और सा . का . नि . 431 ( अ ) तारीख 
24- 4- 1992 द्वारा संशोधित किए गए । 


NOTIFICATION 


जमा की अवधि 

प्रतिवर्ष ब्याज की दर 
1 वर्ष 

12 प्रतिशत 
2 वर्ष 

12 प्रतिशत 
3 वर्ष 

13 प्रतिशत 
5 वर्ष 

13. 5 प्रतिशत 

सारणी ठ 
( 2 सितम्बर, 1993 को या उसके पश्चात् जमा की गई 
रकम के लिए ) 


New Delhi, the 2nd September , 1993 
G . S. R. 586 ( E): ---In oxercise of the powars con 
ferred by Section 15 of the Governinont Savings Bank 

Act, 1873 (5 of 1873) , the Central Government here 
by makes the following rules further to amend tho 
Post Office Timo Deposit Rules , 1981 , nainely : 

1. (1) These rules may be called the Post Office 
Time Deposit ( Amendment) Rules , 1993 . 


(2) They shall come into force on the date of their 
Publication in the Official Gazotto . 


जमा की अवधि 


2 . In the Post Office Time Deposit Rules , 1981 , 
in rule 7 , for Table K and the Notes thereunder , 
the following Tables and Notes shall be substitutod , 
namely: 


1 वर्ष 


2 वर्ष 
3 वर्ष 


प्रति वर्ष ब्याज की दर 
10 . 5 प्रतिशत 
11 प्रतिशत 
12 प्रतिशत 
12. 5 प्रतिशत 


"TABLE K 


5 वर्ष 


(For deposits mado on or after tho 16th December , 
1991 but before the 2nd September, 1993) 


माग [[--- बैंड 3( ii ) ] 


भारत का राणपत्र : प्रसाधारण 


- - 


- 


eriod of deposit 


Year 
? Years 
{ Yerirs 

Years 


Rate of intorost per 
annum 
12 per cent 
12 per cont 
13 per cent 
13. 5 per cent 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाणन की नारीख को प्रवरस 
होंगे । 

2. डाकघर यावर्ती जमा नियम , 1981 के नियम 9 
में , दोनों अनुसूचियों में , अंतिम मद, अर्थात् “ 1- 10- 91 से 
भागे - 856 . 40 ", के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी 
जाएंगी, अर्थात् : 

___ " 1- 10- 1991 से 1- 9- 1993 तक (दोनों तारीखों को 
सम्मिलित करते हुए ) 

___ - 856 . 40 
2- 9- 1993 से 

___ -- 833 , 40 " 
[ फा . सं . 2/ 24/ 9 3-एन एम II ( 3) ] 

___ ओम पाल मिह , अवर सचिन 


- 


- - 


- - 


___ - 


- - 


- 


-- 


TABLE L 
For deposits made on or after the 2nd September, 
1993 ) 
Period of deposit Rate of interest per 

annum 
1 Year 

10 . 5 per cent 
2 Ycars 

11 per cent 
3 Years 

12 per cent 
5 Years 

12. 5 per cent 


टिप्पण : - - मूल नियम सा . का . नि . 666 ( अ ) तारीख 
17 -12- 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा . का . 
नि . 301 ( 9 ) तारीख 1- 4- 1982, सा . का . नि . 258 
( अ ) तारीख 11- 3- 1983, सा . का . नि . 62 ( अ ) 
तारीख 14- 2- 1981, सा . का . नि . 95 ( अ ) तारीख 
7- 2- 1986, सा . का . नि . 194 ( अ ) तारीख 13- 2- 1986 
सा . का . नि . 36 3( अ ) तारीख 1- 4- 1987, मा . का . 
नि . 39 ( अ ) तारीख 16- 1- 1988, सा . का . नि . 
458( अ ) तारीख 15- 4- 1988, सा . का . नि . 708( अ ) 
तारीख 21- 7- 1989, सा . का . नि . 16 ( 9 ) तारीख 
9- 1- 1990, सा . का . नि . 190 ( अ ) तारीख 27- 3- 1991 
सा . का , नि . 579 ( अ ) तारीख 12- 9- 1991, सा . का . 
नि . 918 ( अ ) तारीख 11- 12- 1992 और सा . का . नि . 
42 ( अ ) तारीख 1- 2- 1993 द्वारा संशोधित किए गए । 


Note : (1 ) For deposits made on or after the Ist 
October , 1979 and before 24th April , 1992 interest 
will bo payable at the rate specified in Table C or 
Table D or Table E or Table For Table G or Tablo 
H or Table 1 or Tablo J or Table K , as the case may 
be, calculated at half-yearly compounding basis. 

(2 ) For deposits made on or after tho 24th April, 
1992 , interest will be payable at the rate specified in 
Table K or Table L as the case may bo, calculated 
at quarterly compounding basis ." 

[ F. No . 2/ 24 / 93 - NSII( 2 )] 

OM PAL SINGH, Under Secy . 
Note :- The principal rules were published vide 
GSR 664 ( E ) dated 17 -12 -1981 and amended vide 
GSR 300 ( E ) dated 1 -4 -1982, GSR 257 ( E ) dated 
11 - 3- 1983, GSR 503 ( E) dated 9 - 7 -1984 and GSR 
418 ( E ) dated 10 -5 -1985 , GSR 193( E) dated 12- 2- 1986 , 
GSR 362 ( E) dated 1 - 4 -987 , GSR 1005 ( E ) dated 
23-12 -1987 , GSR 353 ( E ) dated 18 -3 - 1988 , GSR 507 ( E ) 
dated 23 - 5- 1990 , GSR 191( E ) dated 27 -3- 1991 , GSR 

580 ( E ) dated 12- 9 - 1991 , GSR 727 ( E ) dated 6 -12 - 1991 
___ and GSR 431 ( E) dated 24- 4-1992 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 सितम्बर, 1993 
सा . का . नि . 587 ( भ ) : - केन्द्रीय सरकार, सरकारी 
बचत बैंक अधिनियम , 1873 ( 1873 का 5 ) की धारा 
15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर आवर्ती 

मा नियम , 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्न 
लिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 


NOTIFICATION 
Now Delhi, the 2nd Seplomber , 1993 

G .S. R . 587 (E ) :- In cxorcise of the powers conſer 
red by Section 15 of the Govern1. 10nt Saving Banks 
Act , 1873 (5 of 1873 ), the Contral Government liereby 
makes tho following rules furthoi to amond tho Post 
Office Recurring Deposit Rules, 1981 , uannely: -- 
___ 1. (1 ) Theso rules may be called the Post Office 
Rocurring Deposit (Socond Ainendinent) Rules , 1993 . 

(2 ) Thiey shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 

2 . In the Post Office Recurring Deposit Rules, 
1981, in rule 9, in both the Schedules, for the last item 
namely, “ From 1- 10 -1991 onwards 856 . 40 ", the 
following items shall bo substituted , namely : 
" From 1- 10 - 1991 to 1 -9 -1993 ( both dates 856 . 40 

inclusive ) 
From 2 -9 -1993 

833 . 40 " 
[ F. No . 2/ 24 / 93-- NS .II ( 3) ] 
OM PAL SINGH , Under Secy . 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर आवर्ती 
जमा ( दूसरा संशोधन ) नियम , 1993 है । 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTL OF INDIA ; EXTRAORDINARY 

[ PART II _- SEC. 3 (i ) ] 
- - - - - - - - - - - - - -- - - 
Note : - The principal rules were inblished vulc GSR 

भारणी 
666( E) datad 17- 12 -1981 and. annendsl vils GSR 
301 ( E) dated 1- 4- 1982, GSR 258 ( E ) dated 11 -3- 1933 , 

पन्न की तारीख में उसके मुनाये । संदेय रकम जिसमें व्याज 
GSR 62( E ) dated 14 -2 -1981, GSR 95 ( E ) dated 

जाने तक की अवधि 

सम्मिलित है 
7 -2 - 1986, GSR 194 ( L ) dated 13- 2- 1986, GSR 363 ( [ ) 

___ ( रुपयों में ) 
dated 1 - 4 - 1987 , GSR 39 ( E ) dard 16- 1 - 1988 , GSR 
458 ( E) dalod 15 - 4- 1988 , GSR 708 ( E ) dated 21 - 7- 1989 , 

1. दो वर्ष और छह मास या उसमें 

1310 
GSR 16( E ) dated 9 -1 - 199 ) , GSR 19 . ( E ) dated 27- 3 

अधिक किन तीन वर्ष में कम 
1991 , GSR 579( E) dated 12 - 9 .1991, GSR 918 ( E) dated 

2. तीन वर्ष या उससे अधिक किन्त तीन 

1420 
11 - 12-1992 and GSR 42( E ) dated 1 - 2 - 1993. 

वर्ष और छह माम से कम 
अधिसूचना 

3. तीन वर्ष और छह मास या उससे अधिक 1500 
नई दिल्ली , 2 मितम्बर , 1993 

कित चार वर्ष से कम 
मा . का . नि . 588 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार , सरकारी 

4. चार वर्ष या उससे अधिक किन्तु चार वर्ष 1620 
बचत -पत्र अधिनियम , 1959 ( 1959 का 46) की धारा 

और छह मास से कम 
12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसान विकास 

5. चार वर्ष और छह माम या उससे अधिक 1730 
पन्न नियम , 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्न 

कित पाच वर्ष से कम 
लिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- - 

6. पांच वर्ष या उससे अधिक कित पाच 

1860 
1. ( 1 ) इन नियमो का संक्षिप्त नाम किसान विकास 

वर्ष और छह मास रो कम । 
पन्न ( दूसरा संशोधन ) नियम , 1993 है । 

[ फा . सं . 21 2.1/ 93-- एन एम II ( 4 ) ] 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

ओम पाल सिह , अवर सचिव 
2. किसान विकास पन नियम , 1988 में , --- 

टिप्पण----- मूल नियम अधिसूचना सा . का . नि . 370 ( अ ) , 

नारीख 22 - 3-- 1988 द्वारा प्रकाशित किए गए थे 
( क ) नियम 12 में , उप -नियम ( 3 ) के पश्चात् 

और उनका संशोधन सा . का . नि . 81 ( अ ) , 
निम्नलिखित उप -नियम अंत . स्थापित किया जाएगा , 

नारीख 6 -- 2 - 1989 , मा . का . नि 8 ( स ) , 
अर्थात् :---- 

नारीख 4 - 1 - 90 , सा . का . नि . 728 ( अ ) , 
“ ( 4 ) उप-नियम ( 1 ) से उपनियम ( 3 ) में 

तारीख 6 - 12 - 91 , सा . का . न . 432 ( अ ) , 
किमी बात के होते हुए भी , 2 सितम्बर , 1993 

तारीख 24 - 4 - 92 आर सा . का . नि . 567( अ ), 
को या उसके पश्चात क्रय किए गए पत्र की परि 

तारीख 20 - 8 - 93 द्वारा किया गया था । 
पानता अवधि पत्र की तारीख से प्रारम्भ होकर 

NOTIJ-ICATION 
गाढ़े पांच वर्ष होगी । उसकी परिपक्वता अवधि 
की समाप्ति के पश्चात किसी भी समय पन के 

New Delhi, the 2nd September, 1993 
भुनाए जाने पर मंदेय रकम , जिसमें ब्याज 

G.S . R. 588 ( E) : - [11 exerciso of the powers con 
सम्मिलित है , 1000 रुपए के अंकित मूल्य के ferred by Section 12 of the Government Savings 
लिए 2000 रुपए और किसी अन्य अंकित मूल्य के 

Certificates Act , 1959 ( 46 of 1959 ), the CentralGovern 
लिए भानुपातिक दर से होगी । " ; 

ment horoby makas tho following rulos further to 

amend tho Kisan Vikas Patra Rulos , 1988 , namely : 
( ख ) नियम 13 मे , उपनिगम ( ७ ) के पश्चात् 

1. (1) These rulus inay be callod tlie Kisan Vikas 
निम्नलिखित उपनियम अत: स्थापित किया जाएगा , 

Patra (Socond Amondinont) Rules, 1993. 
अर्थात : -- 

(2 ) They shall come into force on the daty of their 
" ( 7 ) नियम 12 मे या उपनियन ( 1 ) में किसी publication in tho Oncial Gazotte . 
बात के होते हुए भी , यदि 2 मिसम्बर , 1993 को 

2. In the Kisan Vikas Patra Rules, 1986, 
या उसके पश्चात क्रय किया गया कोई पर्व , पत्र 

( a ) in rule 12, after sub -ruly ( 3), the following 
की तारीख में ढाई वर्ष की समाप्ति के पश्चान 

sub -rule shall be insortod , namely : 
किसी समय भुनाया जाता है, तो संदेय रकम , 
जिममें व्याज मम्मिलित है , 1000 रुपए अंकित 

"( 4) Notwithstanding anything contained in 

sub -rulos (1) to (3), the maturity period of a cortificate 
मूल्य के पक्ष के लिए नीचे की सारणी मे विनिर्दिष्ट 

purchased on or after the 2nd day of September , 1993 
रूप में होगी और किमी अन्य अंकित मूल्य के लिए 

shall be five years and six months commencing on 
मानुपातिक दर मे होगी , अर्थात् :---- 

the date of the cortificate , Tho amount inclusive of 


[ भाग II - प्रखंड (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


interest, payablo on oncashment of the certificate at 
any time after the expiry of its maturity poriod shall 
be Rs. 200 /- foi a denomination of Rs . 1000 /- and at 
proportionato rate for any other denomination ." ; 


( b ) in rule 13, after sub - rule ( 6), the following 
sub -rule shall ba inserted , namely : 
___ " ( 7) Notwithstanding anything contained in rule 
12 or in sub -rule (1 ), if a certificato issued on or after 
2nd Soptember , 1993 is encashod at any time after 
the oxpiry of two years and six months from the dato 
of the cortificate, the amount payable inclusive of 
interest shall be as specified in tho Table given below 
for certificate of the denomination of Rs. 1000 / 
and at proportionate rato for any other denomination , 
namely : 

TABLE 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इविरा विकास 
पत्र ( संशोधन ) नियम , 1993 है 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. इंदिरा विकास पन नियम , 1988 के नियम 8 में -- 
(i ) उप- नियम ( 2क ) के पश्चात् निम्नलिखित उप 

नियम अंत :स्थापित किया जाएगा , अर्याप्त : 
“ ( ख ) जहां 2 सितम्बर, 1993 को या उसके 
पश्चात् किमी भी नि मल्प के कि पन का 
क्रय किया था है , वहां उसके जारी किए जाने 
की तारीख से साढ़े पांच वर्ष की समाप्ति के 
पश्चात् किसी भी समय जारी करने वाले डाकघर 

के समक्ष उसे प्रस्तुत करके भुनाया जा सकेगा । " 
( ii ) उप -नियम ( 4 ) में , शब्दों और अंकों , अर्थात् 

" और 29 फरवरी, 1988 को या उसके पश्चात् " 
के स्थान पर शब्द और अंक, अर्थात् “ और 29 
फरवरी, 1988 को या उसके पहले तथा 2 
सितम्बर , 1993 को या उसके पश्चात " रखे 
जाएंगे । 


Period from the date of the 
cortificate to the date of its 
encashment 


Amount pay 
able inclusivo 
of interest 
( in rupees) 


1310 


[ फा . सं . 2/ 24/ 93 - एम एस II ( 5 ) ] 

ओम पाल सिंह , प्रवर सषिव 


1420 


1500 


1 . Two years and six months or 

more but less than threo 

years , 
2 . Three years or more but los9 

than three years and six 

months . 
3. Three years and six months or 

more but less than four yoars . 
4 . Four yoars or more but loss 

than four years and six months 
5 . Four years and six months or 

more but less than five years. 
6 . Five years or more but less than 

five years and six months. 


1620 


टिप्पण : -- मूल नियम अधिसूचना सं . सा . का . नि . 
1183 ( अ ), तारीख 5 - 11 - 86 द्वारा प्रकाशित किए गए 
थे और उनका संशोधन सा . का . नि . 252( अ ) , तारीख 
5 - 12 - 1986, सा . का . नि . 366 ( अ ) , तारीख 1 - 4 - 87 , 
सा . का . नि . 408( अ ) , तारीख 20 - 4 - 87, सा . का . नि . 
739 ( अ ) , तारीख 31 - 8 - 1987, सा . का . नि . 956 ( अ ) , 
तारीख 3 - 12-- 1987, सा . का . नि . 110 ( अ ) , तारीख 
1 - 3 - 1988 और सा . का . नि . 720 ( अ ), तारीख 
28 - 7 - 1989 द्वारा किया गया था । 


1730 


1860 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd September , 1993 


G .S . R . 589 ( E ): — In exorciso of the powers con 
forred by Section 12 of the Government Savings 
Certificatos Act, 1959 (46 of 1959 ), the ContralGovern 
mont heroby makos the following rules further to 
annend the Indira Vikas Patra Rules, 1986 , namely : 


[ F. No. 2/ 24 / 93 - NSII( 4)] 

OM PAL SINGH, Under Secy . 
Note :-- The principal rules were published vide notifi 
cation GSR 370 ( E ) dated 22- 3- 1988 and amended vide 
GSR 81 ( C) dated 6-2 - 1989, GSR 8 ( E ) dated 4 - 1- 1990 , 
GSR 728 ( E ) dated 6 -12 -1991, GSR 432( E) dated 
24- 4 -1992 and GSR 567 ( C ) dated 20 -8 -1993 . 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 सितम्बर, 1993 
सा . का . नि . 589 ( अ ) : - केन्द्रीय सरकार , सरकारी 
बचत -पन्न अधिनियम , 1959 ( 1959 का 46) की धारा 
12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , इंदिरा विकास 
पत्र नियम , 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्न 
लिखित नियम बमाती है , अर्थात् : - - 
1955 G1/93 - 2 


__ 1. (1 ) These rules may be called the Indira Vikas 
Patra ( Amendment) Rules, 1993 . 


(2 ) They shall come into forco on the date of their 
publication in the Official Gazotto . 

2 . In the Indira Vikas Patra Rules, 1986, in 
rule 8 - . 


- - 


- - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - S C . 3 ( i) } 

- - - - - - - 
(i) after sub -rulo (2A ), the following sub -ruly 2nd September, 1993 " shall bu inserted . 
shall be insorted , namoly : 

[F . No . 224 /93 – NS 1 !(5 )] 
" 2 ( B ) Whero a cortificato of any donomination has 

OM PAL SINGH , Under Secy . 
buon p ırchased on or aftor the 2nd Soptembr, 1993 , 
it may be encashed at any time after the oxpiry of Noto : - The principal rules were published vido notifi 
five years and six months from the date of issu : by cation GSR 1133 ( E ) dated 5 -11- 1986 and a nended 
prosenting it befo o the Post Office of Issue." 

vid , GSR 252( E ) dated 5 - 12 - 1986 , GSR 360 ( E ) datod 

1 -4 - 1987, GSR 408 ( E ) dated 20 - 4 - 1987, GSR 739 ( E ) 
( ii) in sub -rulo (4), after tho words and figures, datod 31 -8 - 1987, GSR 956 ( E ) dalod 3 - 12 - 1987 and 
namoly, " and on or before 29th day of February , GSR 110 ( E ) datod 1 -3 - 1988 and GSR 721) (E ) dated 
1988 " , the words and figuros, namely and on or after 28 - 7 - 1979 


Printed by the Manager , Govt of India Press, Ring Road , Maya Puri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publimations, Delhi- 110054, 1993 


